1 संत हुई है सूफी मजमें उसका नाम रबिया तो 1 दिन पता नहीं क्या सूझा उसको 1 मशाल
बनाया और उसमें आग लगा दी और ले के शहर में घूमने लगी और बोलने लगी काबा में आग
लगा 2 काबा में आग लगा 2 मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ काबा और उसमें आग लगा 2 ये
कहने वाली और वो भी मुसलमान और इतनी पहुंची हुई लोगों के दिमाग में ये तो खुदा से
मिलती हैं लोगों ने कहा गड़बड़ हो गया मेंटल हो गई फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके
पूछा कि आप क्या बोल रही हैं मैं ठीक बोल रही हूँ देखो मकान के पीछे लोग मकान
मालिक को भूले जा रहे हैं ये तो पत्थर का है काबा असली तो खुदा है ये भागे जा रहे
हैं उसी पत्थर को देखने के लिए हज करने हज और खुदा को नहीं याद करते लोग और समझते
हैं हज कर के हम हो गए फकीर ऐसे ही अब लोग मंदिर को देख कर मंदिर वाले को न भूल
जाएं कहीं
